निबंधन संख्या पी0टी0 -40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 भाद्र 1939 ( श० ) 
( सं० पटना 843 ) पटना , शुक्रवार , 15 सितम्बर 2017 


सं० 3ए- 2 - वे०पु० - 09 / 2016 ( अंश) - 7416 /वि० 

वित्त विभाग 


संकल्प 

14 सितम्बर 2017 
सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भाँति , राज्य 


विषयः 


कर्मियों को वेतन / भत्तों पर अनुशंसा देने हेतु गठित राज्य वेतन आयोग की अवधि 

दिनांक 30 / 09/ 2017 तक विस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में । 
वित्त विभागीय संकल्प सं० -9701 , दिनांक 22 /12/ 2016 के द्वारा श्री जी०एस० कंग की अध्यक्षता में 


सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भाँति , राज्य कर्मियों को वेतन/ भत्तों 


पर अनुशंसा देने हेतु गठित राज्य वेतन आयोग का कार्यकाल वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 2579 , दिनांक 
07 / 04/ 2017 द्वारा दिनांक 31/ 05/ 2017 तक , संकल्प संख्या - 3685, दिनांक 26 / 05 / 17 द्वारा दिनांक 31/ 07/ 17 तक 


तथा संकल्प संख्या -5471 , दिनांक 08/ 08/ 2017 द्वारा दिनांक 31 / 08 / 2017 तक विस्तारित किया गया । राज्य वेतन 


आयोग द्वारा दिनांक 31 / 08 / 2017 तक राज्य कर्मियों के पेंशन एवं भत्ता आदि के संबंध में अनुशंसा समर्पित नहीं 


की जा सकी है । 


2. राज्य वेतन आयोग के पत्रांक - 486 , दिनांक 28/08/ 2017 द्वारा सूचित किया गया है कि पेंशन एवं 
भत्तों के सम्बन्ध में अनुशंसा समर्पित करने हेतु राज्य वेतन आयोग को 10 ( दस ) अतिरिक्त दिनों की 


आवश्यकता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 15 सितम्बर 2017 
3. अतः सम्यक् विचारोपरान्त राज्य वेतन आयोग का कार्यकाल दिनांक 30 /09/ 2017 तक विस्तारित 


किया जाता है । 


आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति राज्य वेतन आयोग के अध्यक्ष / सदस्य 

सचिव / सदस्य / राज्यपाल के प्रधान सचिव /मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / राज्य सरकार 
के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / निबंधक , पटना उच्च न्यायालय / सचिव , बिहार विधान 
सभा / सचिव , बिहार विधान परिषद सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला 
पदाधिकारी / महालेखाकार , बिहार , पटना / सभी मंत्री एवं राज्यमंत्री के आप्त सचिवों को 

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाय । 
आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार गजट 
के असाधारण अंक में किया जाय । 


बिहार - राज्पाल के आदेश से , 

सुजाता चतुर्वेदी , 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 843-571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic .in 


